IALI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 वैशाख, 1940 ( श०) 
11 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 488 


राँची, शुक्रवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- 


- 


संकल्प 

26 अप्रैल , 2018 
कृपया पढ़े: 
1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक -5201, दिनांक 11 अक्टूबर , 2017 

एवं पत्रांक -935, दिनांक 14 मार्च, 2018 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची का आदेश 
सं० -12013, दिनांक 8 दिसम्बर , 2017, पत्रांक - 12222, दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 
एवं पत्रांक -554, दिनांक 18 जनवरी , 2018 


संख्या-5/ आरोप -1-166/ 2017 का .- 2825 -- श्री पुष्पक रजक, झा०प्र०से० (पंचम बैच ) , 
तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टो, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पत्रांक -5201 , दिनांक 11 अक्टूबर , 2017 द्वारा 
अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध 
कराते हुए इनको निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा 
की गयी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 11 मई , 2018 
उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-12013, दिनांक 8 दिसम्बर , 2017 द्वारा श्री 
रजक को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक -12222, दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 

द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री रजक ने पत्र , दिनांक 
28 दिसम्बर, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया । 

श्री रजक के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -554, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची से मंतव्य की माँग की गयी । ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड के पत्रांक - 935 , दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध 
कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के 
अधिसूचना सं०- 3982, दिनांक 31 जुलाई, 2017 द्वारा श्री रजक को प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी , टोन्टो, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया गया । उक्त के अनुपालन में श्री 
रजक द्वारा दिनांक 4 अगस्त , 2017 को प्रभार ग्रहण किया गया । उक्त तिथि को ही श्री 
रजक का तबीयत खराब होने के कारण सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , टोन्टो, प० 
सिंहभूम के चिकित्सक द्वारा परामर्श प्राप्त किया गया तथा दिनांक 4 अगस्त , 2017 को 
उपायुक्त, प० सिंहभूम को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया 
तथा बेहतर ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , अमड़ापाड़ा, पाकुड़ में ईलाज कराया गया , 
जिसमें उन्हें पीलिया रोग से ग्रसित पाया गया । इसी बीच श्री रजक द्वारा अपने अस्वस्थ होने 
की सूचना जिला कार्यालय को बीच-बीच में दिया जाता रहा तथा चिकित्सक के परामर्शानुसार 
अवकाश विस्तार का अनुरोध किया जाता रहा । स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चिकित्सक के 
फिटनेश सर्टिफिकेट के आधार पर श्री रजक द्वारा पुनः दिनांक 6 नवम्बर , 2017 को जिला 
कार्यालय , प० सिंहभूम में योगदान समर्पित किया गया तथा योगदान स्वीकृति के उपरांत उक्त 
तिथि से ही उनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी के पद का कार्य सम्पादन 
किया गया । उक्त बिन्दुओं के आधार पर श्री रजक से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किया 
जा सकता है । 

श्री रजक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत श्री पुष्पक रजक , झा०प्र०से० 
( पंचम बैच ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टो, प० सिंहभूम , चाईबासा, सम्प्रति 
निलंबित को आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- - - - - - - - - - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 488 -- 50 


